निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 495 ) 


15 भाद्र 1933 ( AO ) 
पटना, मंगलवार, 6 सितम्बर 2011 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 अगस्त 2011 
सं० को०प्र०/ स्था०- 09 / 2011- 8031 – भारत संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार - राज्यपाल बिहार लेखा सेवा नियमावली , 2000 में निम्नलिखित 
संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं : 

1 . उक्त नियमावली , 2000 की अनुसूची II को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया 
जायगाः 

इस सेवा में पदों पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक कालावधिः 


प्रोन्नति के पद 


ग्रेड - पे 


पूर्ववर्ती वेतनमान में कालावधि 


वरीय लेखा पदाधिकारी 


6600 


6 वर्ष 


उपायुक्त , लेखा 


7600 


7600 


5 वर्ष 


संयुक्त आयुक्त, लेखा 


8700 


5 वर्ष 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रामेश्वर सिंह, 
प्रधान सचिव । 


POGRE JUC (31HTERUT), 6 Addol 2011 

The 26th August 2011 
No. Ko -Pra / Sthapna- 9 /2011 -8031 — In exercise of Powers Conferred by provision to 
Article 309 of the Constitution of India , Governor of Bihar is pleased to make the 
following amendment in the Bihar Accounts Service Rules, 2000 with immediate 
effect : 

1. Schedule II of the said Rules, 2000 shall be substituted by the following: 
Minimum qualifying period for promotion to the posts in the service : 


Post for Promotion 


Grade Pay 


Period in the previous 

Scales of pay 
6 years 


Senior Accounts Officer 


6600 


7600 


5 years 


Deputy Commissioner, 
Accounts 
Joint Commissioner, 
Accounts 


8700 


5 years 


By order of the Governor of Bihar , 

RAMESHWAR SINGH , 

Principal Secretary . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC (31HTERUT ) 495 - 571+ 500 -socotton 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


